MARA 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 फाल्गुन , 1940 ( श ० ) 


संख्या- 245 राँची, शुक्रवार , 


15 मार्च, 2019 (ई ० ) 


, 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
05 फ़रवरी , 2019 


संख्या- 3/विविध- 07-01/ 2019 का.- 1114-- श्री मोईनउद्दीन खान , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
806/03, गृह जिला- बोकारो) आयुक्त के सचिव , दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची ( अतिरिक्त प्रभार 
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड) को लोक सभा आम चुनाव , 2019 का 
कार्य सम्पन्न होने तक मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग, झारखण्ड , राँची में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच ० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 245 -- 50 


